. 


MARA 


. . . 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

28 भाद्र , 1939 ( श० ) 
संख्या- 725 राँची, मंगलवार , 

19 सितम्बर , 2017 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
9 अगस्त , 2017 


संख्या - 03 /पद- 01 ( ग)- 06 /2015 का .- 8856-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री विरेन्द्र कुमार 
सिंह, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 684/03, गृह जिला- भोजपुर ) को अगले आदेश तक निदेशक , लेखा 
प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , पलामू के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

संख्या - 03/पद -01(ग)- 06 / 2015 का.- 8857-- विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी, देवघर के पद पर 
पदस्थापित श्री सुधीर कुमार दास, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक - 741/03, गृह जिला- देवघर ) की सेवा 
जल संसाधन विभाग , झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमंडल 
पदाधिकारी , महुआडाढ़ ( लातेहार ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


ii . श्री दास को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् महुआडाढ़ 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03/ पद -01( ग )- 06/ 2015 का .- 8858-- श्रीमती शैल प्रभा कुजूर , झा०प्र०से० 
( कोटि क्रमांक - 751/03, गृह जिला- गुमला) जिला आपूर्ति पदाधिकारी , लातेहार के अनुमण्डल 
पदाधिकारी, महुआडाढ़ के पद पर पदस्थापन से संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 7929 दिनांक 
11 जुलाई, 2017 को विलोपित किया जाता है | 
ii. श्रीमती कुजूर अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार के पद पर यथावत बनी 
रहेंगी । 

संख्या- 03/ पद-01 ( ग)-06/ 2015 का .- 8859 -- श्री रजनीश कुमार, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , 
गृह जिला- गोड्डा) निलम्बन से मुक्त होने के पश्चात पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, बरही ( हजारीबाग ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् बरही अनुमण्डल 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 03/ पद -01 (ग)- 06/ 2015 का .- 8860-- व्याख्याता, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान 
( सई ), हेहल, राँची के पद पर पदस्थापित श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला - राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपने वेतनमान में सहायक निदेशक , 
समाज कल्याण निदेशालय, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , झारखण्ड , राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 03/पद-01( ग)- 06 / 2015 का .- 8861-- सेवा प्राप्त होने की प्रत्याशा में उपाध्यक्ष, 
राज्य स्तरीय बीस सुत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव के पद पर 
नियुक्त श्री निर्भय कुमार , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , गृह जिला- राँची ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग 
से वापस किये जाने के उपरांत उक्त पद पर नियुक्ति की तिथि 3 अक्टूबर , 2016 के प्रभाव से 
इनकी सेवा योजना - सह -वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/पद-01( ग)-06 / 2015 का .- 8862-- कार्यपालक दण्डाधिकारी, ( बरही अनुमण्डल ), 
हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्रीमती वेदवन्ती कुमारी, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह जिला 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


कोडरमा ) को स्थानांतरित करते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग सदर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 
ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् हजारीबाग 
सदर के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03 /पद -01 ( ग)- 06/ 2015 का .- 8863-- श्री बिवेक कुमार सुमन , झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच , गृह जिला- जामताड़ा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, गोड्डा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गोड्डा सदर के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03/पद- 01 (ग)-06 / 2015 का .- 8864-- श्रीमती कंचन कुमार भुदोलिया, झा०प्र०से० 
( चतुर्थ बैच , गृह जिला- देवघर) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री भुदोलिया को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् जामताड़ा 
जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03/पद-01(ग)-06 /2015 का .- 8865 -- श्रीमती सुषमा लकड़ा , झा०प्र०से० (तृतीय बैच, 
गृह जिला- सिमडेगा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, जगन्नाथपुर (पश्चिमी सिंहभूम ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
ii. श्रीमती लकड़ा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् 
जगन्नाथपुर अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 03/ पद- 01 (ग)- 06/ 2015 का .- 8866 - मो० जफर हसनात , झा०प्र०से० ( चतुर्थ सीमित 
बैच, गृह जिला- दुमका) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाण्डिल ( सरायकेला - खरसावां ) के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 
ii. मो० हसनात को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् चाण्डिल 
अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 


संख्या - 03/पद- 01(ग )-06/ 2015 का .- 8867 -- श्री उमेश कुमार स्वांसी, झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच, गृह जिला - राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii . श्री स्वांसी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् साहेबगंज जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03/ पद- 01( ग)-06/ 2015 का .- 8868 -- श्री नरेश रजक , झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला - गिरिडीह ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री रजक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् कोडरमा जिला 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 03 / पद - 01 (ग)- 06/ 2015 का.- 8869 -- श्री सुधीर कुमार, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच, गृह 
जिला- लातेहार ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें अगले आदेश 
तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, मेदिनीनगर (डाल्टेनगंज) सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् मेदिनीनगर 
सदर के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03/पद- 01 ( ग)- 06/ 2015 का .- 8870 -- श्री राजेश कुमार लिण्डा, झा०प्र०से० ( कोटि 
क्रमांक - 744/03, गृह जिला- राँची ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत 
इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , बगोदर सरिया ( गिरिडीह ) के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
ii. श्री लिण्डा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् बगोदर सरिया 
अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


संख्या- 03 / पद-01 ( ग)-06/ 2015 का .- 8871-- श्रीमती पूर्णिमा कुमारी, झा०प्र०से० ( तृतीय 
बैच, गृह जिला- साहेबगंज) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें 
अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमरिया (चतरा ) के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् सिमरिया 
अनुमण्डल के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


संख्या - 03/ पद -01 ( ग )- 06/ 2015 का .- 8872 -- श्री संतोष कुमार चौधरी , झा०प्र०से० ( द्वितीय 
बैच , गृह जिला- गोड्डा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत इन्हें अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, मका के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री चौधरी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत् दुमका जिला के 
लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या - 03/पद -01( ग )- 06/ 2015 का .- 8873-- श्री छुटेश्वर कुमार दास , झा०प्र०से० ( तृतीय 
बैच , गृह जिला- रामगढ़ ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/पद- 01 (ग)- 06 / 2015 का .- 8874 -- श्री अंगारनाथ स्वर्णकार, झा०प्र०से० ( तृतीय 
बैच, गृह जिला- इलाहाबाद) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


__ संख्या - 03/ पद - 01 ( ग)- 06 / 2015 का .- 8875-- श्री राजीव कुमार, झा०प्र०से० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- गोड्डा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/पद-01(ग)-06 /2015 का .- 8876 - मो० जहुर आलम , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- जामताड़ा ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


संख्या - 03/ पद -01(ग)- 06 / 2015 का .- 8877 -- श्री अरविन्द कुमार ओझा, झा०प्र०से० (तृतीय 
बैच, गृह जिला- बिहार ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 


संख्या - 03/ पद- 01( ग )-06/ 2015 का .- 8878-- मो० जुलफकार अंसारी , झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- गुमला) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/ पद -01( ग)- 06/ 2015 का.- 8879-- श्री नीत नीखिल सुरीन, झा०प्र०से० ( द्वितीय 
बैच , गृह जिला - गुमला) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 03/पद -01( ग )- 06/ 2015 का .- 8880 -- श्री गोपी उरांव , झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच, गृह 
जिला- लोहरदगा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी 
के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03 /पद- 01 (ग)-06/ 2015 का .- 8881-- श्री बिमल सोरेन, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला- रामगढ़) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


संख्या - 03/पद-01 (ग )-06/2015 का .- 8882-- श्री आसफ अली, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
811/ 03 , गृह जिला- राँची ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03 /पद- 01 (ग)- 06 / 2015 का .- 8883-- सुश्री प्रीति सिन्हा , झा०प्र०से० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 19 सितम्बर, 2017 


संख्या- 03/ पद - 01 ( ग)- 06 / 2015 का .- 8884-- श्री रामबालक कुमार , झा०प्र०से० ( द्वितीय 
सीमित बैच , गृह जिला- कोडरमा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत 
अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड , 
राँची को अगले आदेश तक सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/पद -01 ( ग)-06/ 2015 का .- 8885 -- मो० असलम , झा०प्र०से० ( द्वितीय सीमित 
बैच , गृह जिला- चतरा) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है | 


संख्या- 03 / पद -01 (ग)- 06/ 2015 का .- 8886 -- श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच , गृह जिला- गुमला ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 03 /पद-01( ग)- 06 / 2015 का .- 8887 -- श्री अरूण कुमार मुण्डा, झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच , गृह जिला- राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 8888 - मो० मोजाहिद अंसारी, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03 /पद- 01 (ग)- 06/2015 का .- 8889-- श्री प्रदीप कुमार महतो, झा०प्र०से० ( चतुर्थ बैच , 
गृह जिला- राँची ) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी के 
पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


o 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार, 19 सितम्बर, 2017 


संख्या - 03/पद-01 (ग )-06/ 2015 का .- 8890-- श्री जयंत जेरोम लकड़ा , झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
सीमित बैच , गृह जिला - राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल 
अधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या - 03/पद -01 (ग)- 06 / 2015 का .- 8891 -- श्री बन्धन लॉग, झा०प्र०से० ( द्वितीय बैच , गृह 
जिला - राँची) की सेवा ग्रामीण विकास विभाग से वापस किये जाने के उपरांत अंचल अधिकारी के पद 
पर पदस्थापन हेतु इनकी सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


2. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर किसी अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है परन्तु 
यदि उनका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया है, वे कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान सुनिश्चित करेंगे । 
3. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद पर योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा 
अगस्त , 2017 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे । 
4. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित / पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 725-- 50 


